निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 वैशाख 1937 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 21 अप्रील 2015 


( सं0 पटना 502 ) 


समाज कल्याण विभाग 
( समाज कल्याण निदेशालय ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


आदेश 

20 फरवरी 2015 
सं0 10 / स्था० ( मु०) - 29 / 2013 - 327 — बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 2411 / आ0 दिनांक 24.09. 
2013 एवं 2666 / आO दिनांक 09. 10. 2013 के द्वारा लेखापाल - सह - रोकड़पाल के पद पर नियुक्ति हेतु प्रथम स्नातक 
स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2010 (विज्ञापन सं0 - 110 / 2010 ) के आधार पर श्री अनुराग 
( अनुक्रमांक - 10230017 - सामान्य श्रेणी), श्री अमिताभ मिश्र ( अनुकमांक - 14130282 - सामान्य श्रेणी) एवं श्री सुनील कुमार 
( अनुकमांक - 13730409 - अत्यन्त पिछड़ा वर्ग ) की अनुशंसा प्राप्त हुई थी । बिहार कर्मचारी चयन आयोग से नियुक्ति हेतु 
प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अनुराग ( अनुक्रमांक - 10230017 - सामान्य श्रेणी) एवं श्री अमिताभ मिश्र 
( अनुक्रमांक - 14130282 - सामान्य श्रेणी) नियुक्ति हेतु उपस्थित हुए तथा एक अभ्यर्थी श्री सुनील कुमार 
( अनुक्रमांक - 13730409 - अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) अनुपस्थित रहें । श्री अनुराग एवं श्री अमिताभ मिश्र के द्वारा समर्पित किये 
गये प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त निदेशालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 16 दिनांक 04.01. 2014 के द्वारा उन्हें 
अनुशंसित पद पर नियुक्त किया गया था तथा कार्यालय आदेश ज्ञापांक 426 दिनांक 04. 03. 2014 के द्वारा राज्य बाल 
संरक्षण इकाई (मुख्यालय ) एवं समाज कल्याण निदेशालय (मुख्यालय ) में क्रमशः पदस्थापित किया गया था , परन्तु दोनों 
अभ्यर्थियों द्वारा अपने पदस्थापित पद का कार्य नहीं किया गया और उनके लिखित अभ्यावेदन दिनांक 13.03.2014 के 
द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनकी अभ्यर्थिता तत्क्षण बिहार कर्मचारी चयन आयोग को वापस कर दी जाय । दोनों 
अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन पर सम्यक विचार करते हुए निदेशालय के पत्रांक 793 दिनांक 30.04.2014 के द्वारा श्री 
अनुराग ( अनुकमांक - 10230017 - सामान्य श्रेणी ) एवं श्री अमिताभ मिश्र ( अनुक्रमांक - 14130282 - सामान्य श्रेणी) की 
अभ्यर्थिता बिहार कर्मचारी चयन आयोग को उनके मूल आवेदन पत्र के साथ वापस कर दी गयी । 

बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक - 2075 / आ0 दिनांक 26.06. 2014 के द्वारा श्री अनुराग 
( अनुक्रमांक - 10230017 - सामान्य श्रेणी ) एवं श्री अमिताभ मिश्र ( अनुक्रमांक - 14130282 - सामान्य श्रेणी) की नियुक्ति हेतु 
अनुशंसित अभ्यर्थिता को यह कहते हुए वापस कर दिया कि " आयोग द्वारा विभागों से प्राप्त सभी अधियाचनाओं के 
विरूद्ध नियुक्ति हेतु अनुशंसा की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है । अगर कोई अभ्यर्थी अधियाचित पद पर नियुक्त नहीं 
होना चाहते है तो वे इसके लिए स्वतंत्र है, परन्तु उनके आवेदन पर उनकी अनुशंसा पुनः आयोग को लौटाने पर 
आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा । अतः उक्त पत्र के साथ सभी अनुलग्नक आवश्यक कार्रवाई हेतु वापस की 
जा रही है । " 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 अप्रील 2015 
बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा श्री अनुराग एवं श्री अमिताभ मिश्र की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थिता निदेशालय 
को वापस किये जाने एवं दोनों अभ्यर्थियों द्वारा अपने नियुक्ति हेतु पुनर्विचार करने एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु 
अभ्यावेदन दिनांक 10. 07. 2014 द्वारा अनुरोध करने के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग से 
लेखापाल - सह - रोकड़पाल ( अपुनरीक्षित वेनतमान - 4000 - 6000 , पुनरीक्षित बैण्ड वेतन - 1, 5200 - 20200 ग्रेड 
पे - 2400 / - निर्धारित शैक्षणिक अर्हता ) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा एवं समाज कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत 
स्वीकृत पदों समाज कल्याण निदेशालय (मुख्यालय ) के लिए स्वीकृत एवं उपलब्ध पदों के संबंध में विभागीय समीक्षा की 
गयी तथा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से भी परामर्श प्राप्त किया गया । विभागीय समीक्षा एवं सामान्य प्रशासन 
विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में समीक्षोपरान्त निर्णय लिया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 
लेखापाल - सह - रोकड़पाल के पद ( अपुनरीक्षित वेतनमान 4000 - 6000 पुनरीक्षित बैण्ड वेतन - 1, 5200 - 20200, ग्रेड 
पे – 2400 / - निर्धारित शैक्षणिक अर्हता) पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा के सदृश्य समाज कल्याण निदेशालय (मुख्यालय ) के 
अन्तर्गत उपलब्ध रोकड़पाल का अपुनरीक्षित वेतनमान 4000 - 6000 पुनरीक्षित बैण्ड वेतन 5200 - 20200 ग्रेड 
पे – 2400 / - तथा समाज कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत पर्यवेक्षण गृहों के लिए लेखापाल - सह - भण्डारपाल के लिए 
अपुनरीक्षित वेतनमान 4000 - 6000 पुनरीक्षित बैण्ड वेतन 5200 - 20200 ग्रेड पे - 2400 / - के पदों का पुनरीक्षित बैण्ड 
वेतन , ग्रेड पे तथा नियुक्ति हेतु अर्हता भी एक समान होने के आलोक में उन्हें इन पदों पर समायोजित कर लेने के 
विभागीय प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है । 

उक्त विभागीय निर्णय के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 16 दिनांक 04. 01. 2014 एवं कार्यालय आदेश 
ज्ञापांक 426 दिनांक 04.03.2014 को संशोधित करते हुए श्री अनुराग ( अनुक्रमांक - 10230017 - सामान्य श्रेणी) को समाज 
कल्याण निदेशालय (मुख्यालय ) के रोकड़पाल के रिक्त पद ( अपुनरीक्षित वेतनमान 4000 - 6000 पुनरीक्षित बैण्ड वेतन 
5200 - 20200 ग्रेड पे - 2400 / - ) एवं श्री अमिताभ मिश्र ( अनुक्रमांक - 14130282 - सामान्य श्रेणी) को पर्यवेक्षण गृहों के 
लिए स्वीकृत लेखापाल – सह – भण्डारपाल के रिक्त पद ( अपुनरीक्षित वेतनमान 4000 - 6000 पुनरीक्षित बैण्ड वेतन 
5200 - 20200 ग्रेड पे - 2400 / - ) पर समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय 
भत्तों के साथ परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त करते हुए निम्न प्रकार से पदस्थापित किया जाता है: 
क्रमांक नाम / गृह 

अनुक्रमांक जन्म तिथि आरक्षण वर्तमान पता नवपदस्थापित स्थान 

श्रेणी 
5 

6 
पिता - श्री प्रमोद समाज कल्याण 
कमार वर्मा, निदेशालय (मु० ), 
तक्कीचक कॉलोनी, बिहार, पटना । 

शालेहपुर रोड , 
श्री अनुराग, 

10230017 | 30 .11. 1983 सामान्य | पो0 -मिरजानहाट , 
भागलपुर 

थाना - हबीबपुर, 
जिला - भागलपुर , 
राज्य – बिहार , पिन 
कोड - 812005 
द्वारा श्री अमरेश 
कुमार, मकान 
सं0 - 66 , मोंटेसरी 

पर्यवेक्षण गृह , पटना 
श्री अमिताभ 

स्कूल लेन, कारलो 

| प्रतिनियुक्त राज्य बाल 
2 मिश्र, 14130282 18.05.1976 सामान्य ऑटोमोबाईल्स के 

| संरक्षण समिति , बिहार, 
भागलपुर 

विपरीत, बोरिंग रोड़, 

पटना 
जिला - पटना, 
राज्य – बिहार, पिन 
कोड - 800001 


जिला 


2 


2. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने पर उनकी सेवा कभी भी 
बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं अन्य आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी । 

रोकडपाल एवं लेखापाल - सह - भण्डारपाल की दो वर्षों की सेवा परीक्ष्यमान की अवधि होगी । 
परीक्ष्यमान की अवधि संतोषजनक ढंग से पूरा करने के पश्चात उनकी सेवा अस्थायी से स्थायी करने के लिए सेवा 
सम्पुष्ट की जायेगी । 

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या - 1964 दिनांक 31.08. 2005 एवं 768 पे को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार 
नवनियुक्त कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 

5. नियुक्त होने वाले रोकड़पाल एवं लेखापाल – सह – भण्डारपाल के द्वारा समर्पित चरित्र का सत्यापन उनके 
गृह जिला के जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक से कराया जायेगा । चरित्र प्रमाण पत्र के विरूद्ध यदि किसी प्रकार का 
प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित कर्मी की सेवा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी । 


गरा समर्पित चरित्र का सत्यापनाउनक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 अप्रील 2015 
6 . नियुक्ति के समय उन्हें असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल 
रूप में अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा । 

7. नियुक्ति के समय आवेदक से विवाह में दहेज नहीं लेने एवं नहीं देने से संबंधित घोषणा पत्र समर्पित 
करना होगा । 

8. सरकारी सेवा में होने की तिथि में नियुक्त होने वाले कर्मी अपने कार्यालय प्रधान / विभाग से अनापत्ति 
प्रमाण पत्र मूल रूप समर्पित करेंगे । 

9. नियुक्त होने वाले कर्मी आदेश निर्गत तिथि से अपने नवपस्थापित स्थान पर एक माह के अन्दर योगदान 
करना सुनिश्चित करेंगे । 

10. योगदान करने की अंतिम तिथि तक योगदान नहीं करने पर नियुक्ति रद्द कर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त 
होने की सूचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अंतिम रूप से भेज दी जायेगी । 

आदेश से , 
इमामुद्दीन अहमद, 
निदेशक , समाज कल्याण । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 502-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


